निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 220 ) 


9 फाल्गुन 1935 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार , 28 फरवरी 2014 


जल संसाधन विभाग 


शुद्धि - पत्र 
अधिसूचना 

29 जनवरी 2014 
सं0 22 नि0 सिo( डि0 ) - 14 - 07 / 2006 / 145 — पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0 - 52 दिनांक 
10.01. 2014 में अधिसूचना हस्ताक्षरित करने वाले पदाधिकारी का नाम टंकन में हुई भूल के कारण श्याम कुमार सिंह 
के स्थान पर मोहन पासवान टंकित हो गया है । 

अतः अधिसूचना संख्या - 52 दिनांक 10.01. 2014 में मोहन पासवान के स्थान पर श्याम कुमार सिंह पढ़ा जाय । 
शेष यथावत् रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मोहन पासवान, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 220 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


